than 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 चैत्र , 1937 ( श० 
संख्या 2 0 2 राँची, गुरुवार 

9 अप्रैल, 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

6 अप्रैल , 2015 
संख्या- 1/ पी0-101 / 2013 का . . 3027-- सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार चौबे, भा . प्र. से. ( झा :99 ) के दिनांक 
05 अप्रैल , 2015 से MCT फेज- 4 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी 
अनुपस्थति की अवधि तक के लिए श्री डी0के0 तिवारी , भा . प्र. से. ( झा :86 ), मुख्यमंत्री के विशेष कार्य 
पदाधिकारी, झारखण्ड भवन , नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार - प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , 
राँची) अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

विभागीय अधिसूचना संख्या- 1/ प्रशिक्षण- 901/ 2013 का .. 2479 दिनांक 17 मार्च, 2015 को 
विलोपित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 0 2 – 50 | 


